निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 34 


31 श्रावण 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

22 अगस्त 2012 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-2 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग -8 — भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय सूचनाएं और 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


3-3 


2 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गृह विभाग 


सैनिक कल्याण निदेशालय 


अधिसूचना 

14 अगस्त 2012 
सं ० सै0 क 0 नि 0 / 102 / 85 / अंश- III / 869– संयुक्त सचिव - सह - परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र 
संख्या 21 / लो 0 से 0 आ 0 / गो 0, दिनांक 07 मई 2012 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आई0 सी 0 39310 एफ 0 कर्नल प्रमोद 
कुमार (अवकाशप्राप्त), 305 / इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेन्ट, शेखपुरा, पोस्ट - बिहार वेटनरी कॉलेज , पटना -800014 को जिला सैनिक 
कल्याण पदाधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें जिला सैनिक 
कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर ( आरा) के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

2. कर्नल प्रमोद कुमार की सेवा पूरे राज्य में स्थानान्तरणीय होगा । 
3. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 
4. योगदान के समय असैनिक शैल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण - पत्र देना होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
हार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 23-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 अगस्त 2012 


3 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा 

प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 


8 अगस्त 2012 


सं ० कौन / भी -104 / 12-78 — बिहार वित्त सेवा के परीक्ष्यमान् वाणिज्य कर पदाधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय को 
केन्द्रीय परीक्षा समिति , राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा, 2011 के 
परीक्षा में कदाचार के आरोप में पकड़े जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या गो ० ( को )CCT - 16 , दिनांक 3 फरवरी 
2012 द्वारा निलंबित करते हुए इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी । प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा इन्हें 
निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जायेगा । 

3. निलम्बन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान वाणिजय - कर संयुक्त आयुक्त ( प्र० ), मगध प्रमंडल , गया द्वारा 
किया जायेगा । 

निलम्बन से मुक्त होने के पश्चात् श्री पाण्डेय , परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी को मुख्यालय (TRU Cell), 
बिहार , पटना में पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 23-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


